. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 570 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 
24 अक्टूबर , 2014 


संख्या - मु0 स्था0- 05 /07/ 2010/ वा0क0 --3816-- वाणिज्य कर विभाग राज्य का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण राजस्व संग्रहण विभाग है। इसके अंतर्गत सभी वाणिज्य- कर अंचलों एवं प्रमण्डलों को पूर्ण 
कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है । राज्य में मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात् 
कार्यालय के सभी आवश्यक कार्यों को ऑनलाईन किया गया है। कम्प्यूटरीकरण के क्रम में डाटाबेस को 

और भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। राजस्व संग्रहण आनलाईन होने एवं विभिन्न तरह के आंकड़ो 
की प्रविष्टि एवं उसका विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर कुशल कर्मियों यथा डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं डाटा 


एनालिस्ट की आवश्यकता है । 


विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में सांख्यिकी लिपिक के कुल 31 पद स्वीकृत हैं , तथा 


आशुलिपिक के कुल 95 पद स्वीकृत हैं । सांख्यिकी लिपिकों के उक्त पदों के विरूद्ध वर्तमान में 17 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 27 अक्टूबर, 2014 
सांख्यिकी लिपिक कार्यरत हैं, जबकि शेष 14 पद रिक्त हैं । आशुलिपिकों के उक्त पदो के विरूद्ध वर्तमान 


में 24 आशुलिपिक कार्यरत हैं , जबकि शेष 71 पद रिक्त हैं । 


वाणिज्य कर विभाग का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हो जाने के पश्चात् सांख्यिकी लिपिक एवं 


आशुलिपिक की उपादेयता नहीं रह जाती हैं । यहाँ उल्लेखनीय है कि संख्यिकी लिपिक एवं आशुलिपिक 
के पदों को विभाग द्वारा ही सृजित किया गया था । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त पदों की उपयोगिता एवं 
प्रासंगिकता समाप्त प्रायः हो गयी है, जिसे प्रत्यार्पित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । वर्तमान में 


दोनों पदों क्रमशः सांख्यिकी लिपिक एवं आशुलिपिक के 14 एवं 71 पद का प्रत्यार्पित का प्रस्ताव 


विचारणीय है । भविष्य में कार्यरत कर्मी के सेवानिवृत होने पर ये पद भी स्वतः प्रत्यार्पित समझे 


जायेंगें । 


अतः वाणिज्य - कर विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति के ज्ञापांक 


3433/वि0 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 के अनुशंसा के आलोक में सांख्यिकी लिपिकों एवं आशुलिपिक के 
पदों को प्रत्यार्पित करते हुए उसके स्थान पर डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं डाटा एनालिस्ट के पदों पर बाह्य 
स्त्रोत के शर्त पर कार्य लेने हेतु पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन था । 

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति से सरकार को किसी प्रकार का वित्तीय क्षति नहीं पहुँचेगी क्योंकि 
डाटा एनालिस्ट के रू0 24, 800 /- तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर को रू0 14,700 /- एकमुश्त मासिक भुगतान पर 
रखा जाना है, जबकि प्रत्यावर्तित होने वाले संख्यिकी लिपिक का नियुक्ति के पश्चात प्रारंभिक वेतन रू0 
28, 740 /- प्रतिमाह एवं आशुलिपिक का नियुक्त के पश्चात प्रारंभिक वेतन रू0 16, 940 /- देय होगा । 

उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं 
1. वाणिज्य- कर विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा 
के आलोक में बाह्य स्त्रोत के शर्त पर कार्य लेने हेतु डाटा इन्ट्री आपरेटर के 66 पदों के सृजन 
की स्वीकति प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 27 अक्टूबर , 2014 
2. विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक 
में बाह्य स्त्रोत के शर्त पर कार्य लेने हेतु डाटा एनालिस्ट के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । 


3. 


वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में सांख्यिकी लिपिक के 14 रिक्त पदों 


को प्रत्यार्पित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 
4. वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक के 71 रिक्त पदों को 


प्रत्यार्पित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । 
5. वाणिज्य- कर विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत संख्यिकी लिपिक एवं 


आशुलिपिक के सेवानिवृत होने पर ये पद को भी स्वतः प्रत्यावर्तित करने के बिन्दु पर स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । 
6. उपर्युक्त पर वाणिज्य -कर विभाग के संलेख ज्ञापांक 3673 दिनांक 15 अक्टूबर , 2014 के 
क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की बैठक में मद संख्या 14 में स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कोल्हा बैठा, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 570 -50 | 


